रजिस्ट्री संडी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D . L .-33004/ 99 


मत्सपेयजपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II — Section 3 - Sub -section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 374 ] 
No. 374 ] 


नई दिल्ली, सोमवार , जुलाई 19 , 1999 / आषाढ़ 28 , 1921 
NEW DELHI, MONDAY, JULY 19 , 1999/ASADHA 28, 1921 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1999 

सं० 96 / 99 - सीमा शुल्क 
सा . का. नि . 536( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ ( डम्प की गई वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन एवं 
संग्रहण और क्षति निर्धारण ) नियम , 1995 के नियम 13 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा १ क की उपधारा 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजपत्र , असाधारण, भाग 1], खंड 3, उपखंड (i ) में सा. का. नि . 258 ( अ ), तारीख । 
12 अप्रैल, 1999 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 38/ 99 - सीमा - शुल्क , तारीख 12 अप्रैल , 1999 को 
विखंडित करती है । 

[ फा , सं. 354/1/99 - टी आर यू ] 
प्रशान्त कुमार सिन्हा , अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th July , 1999 

No. 96 /99 Customs 
G . S . R . 536 (E ). - In exercise of the powers conferred by şub - section (2 ) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 
(51 of 1975 ) read with rule 13 of the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on 
Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules, 1995 , the Central Government hereby rescindes the notification of 
the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), No. 38 /99 - Customs, dated the 12th April, 
1999 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i) vide G .S . R . 258 ( E ), dated the 
12th April, 1999 . 

[ F. No. 354/1/ 99- TRU] 
PRASHANT KUMAR SINHA, Under Secy . 


2153 GI/ 99 


Printed by theManager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New D 


.-110064 


